निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 259 ) 


2 चैत्र 1940 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार 23 मार्च 2018 

सं० 1 / स्था0 (2) 204 / 2017 - 951 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


संकल्प 


15 मार्च 2018 


विषय : 


बिहार मत्स्य सेवा संवर्ग के कनीय अभियंता को नियमित प्रोन्नति संबंधी विभागीय प्रोन्नति समिति का 


गठन । 


बिहार मत्स्य सेवा भर्तीनियमावली - 2007 के नियम - 11 के आलोक में सहायक अभियंता का पद नियमित प्रोन्नति 


द्वारा भरा जाना है । अतएव बिहार मत्स्य सेवा भर्ती नियमावली - 2007 के नियम - 11 परिशिष्ट - 1 के क्रम संख्या - 15 के 


कॉलम - 12 एवं सामान्य प्रशासन विभागीय पत्रांक - 2568 दिनांक 16.02. 2015 के आलोक में कनीय अभियंता के प्रोन्नति संबंधी, 


विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है : 


(i) 


बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मानोनीत सदस्य 


। 


अध्यक्ष 


। 


सदस्य 


(ii) प्रधान सचिव/ सचिव, सहकारिता विभाग 
(iii) प्रधान सचिव / सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग 


। 


सदस्य 


(iv) 


प्रधान सचिव / सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


। 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 23 मार्च 2018 


( v) 


सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून कोटि के पदाधिकारी 


- 


सदस्य 


( vi) 


सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा मनोनीत अनु० जाति / जनजाति के एक पदाधिकारी - 


सदस्य 


( vii ) निदेशक , मत्स्य 


सदस्य 


(viii ) अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि 


सदस्य 


आदेश : - आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 


प्रकाशित किया जाय । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश्वर पाण्डेय , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 259 -57 1 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


